SHANT 


CRIMA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 चैत्र , 1940 ( श० ) 
6 अप्रैल , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 396 राँची, शुक्रवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
3 जुलाई, 2017 ई० । 


संख्या-12/ आर-1 / 1001 / 2016- 3543-- श्री सुरेन्द्र सलकर, पुलिस उपाधीक्षक , भ्रष्टाचार व्यूरो , 
झारखण्ड, राची को उनकी शारीरिक समस्याओं एवं कमजोर होती यादाश्त शक्ति के कारण झारखण्ड 
सेवा संहिता के नियम -74 ( ख ) के तहत दिनांक 30 अप्रैल , 2017 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृति 
प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


मुकुल कुमार भगत , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 396 -- 50 


